निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेद जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 778 ) पटना , शुक्रवार , 1 सितम्बर 2017 


संचिका सं0 - ओ0 / बि०मा०आo( स्था0 ) - 45 / 2016 / 7768 


बिहार सरकार 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा ) 


प्रेषकः 


जितेन्द्र कुमार 
सरकार के विशेष सचिव 


सेवा में , 


महालेखाकार, 
वीरचन्द पटेल पथ , बिहार, पटना 


द्वारा : 


वित विभाग , बिहार , पटना 


पटना, दिनांक 30 अगस्त 2017 


विषय : 


बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए सृजित विधि सहायक के 02 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 
उसके स्थान पर बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक ( वेतनमान - 9300. 34800/ 4600 ) के 02 
पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में । 


आदेश : 


स्वीकृत । 


महाशय, 

विभागीय अधिसूचना सं0 - 8 / एच0आर0सी0 - 10164 / 95 ( खंड) गृ0आ0 - 27 दिनांक 03.01. 2000 द्वारा 
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम , 1993 की धारा 21 के अधीन बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया । 
तत्पश्चात् विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या क्रमश: 10737 दिनांक 10 . 11. 2008, स्वीकृत्यादेश संख्या 11156 दिनांक 
19. 11.2008 तथा स्वीकृत्यादेश संख्या 11962 दिनांक 27.07.2011 द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग के कार्यालय के लिए 
विभिन्न श्रेणी के कुल 95 पदों का सृजन किया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 सितम्बर 2017 


2. राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए विधि सहायक ( वेतनमान - 9300.34800ग्रेड पे0 - 4200 ) के 
पूर्व से स्वीकृत दो पदों के रिक्त रहने तथा इस कार्य का सम्पादन सहायक संवर्ग (बि0स0से ) द्वारा ही किए जाने की 
स्थिति में विचारोपरान्त आयोग कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु विधि सहायक के उक्त दो पदों को प्रत्यर्पित 
करते हुए उसके स्थान पर बि०स०से0 संवर्ग के सहायक ( वेतनमान - 9300. 34800 / ग्रेड पे0 - 4600 ) के दो पदों के सृजन 
की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है जिसका विवरण निम्नवत् है: 


क्र० 


पद 


पदों की 
संख्या 


वेतनमान / ग्रेड -पे (₹ में ) 


अभ्युक्ति 


विधि सहायक 


02 


9300.34800 / ग्रेड पे0 - 4200 


प्रत्यर्पित 


सहायक (बि0स0से0 ) 


___ 02 


9300. 34800 / ग्रेड पे0 - 4600 


सृजित 


___ 3. उक्त पदों के सृजन पर वित्तीय वर्ष 2017 - 2018 में ( जून, 2017 से मार्च, 2018 तक ) आवर्तक 
व्यय में अतिरिक्त कुल राशि ₹1,86,360 / - (रूपये एक लाख छियासी हजार तीन सौ साठ ) के व्यय का अनुमान है 
( व्यय विवरणी संलग्न) । 

4. उक्त राशि के व्यय का वहन मांग संख्या - 22 , मुख्य शीर्ष - 2070 , अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 
उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष - 104 - सतर्कता, उपशीर्ष - 0013 - बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग , विपत्र कोड - 22. 
2070001040013 सहायक अनुदान - वेतन से किया जाएगा । 

5. सभी प्रकार के व्यय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), 
बिहार, पटना होंगे । 

6. पदों के सृजन के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 
7 . पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 778 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


